सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ, 1939 ( श० ) 


संख्या- 97 राँची, सोमवार , 


12 फरवरी , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - 


संकल्प 

शुद्धि - पत्र 
2 जनवरी , 2018 


संख्या-SUDA/SCM/SPV - 10/ 2015- 17-- राज्य की राजधानी राँची में स्मार्ट सिटी 
परियोजना के कार्यान्वयन हेतु " राँची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड " नामक विशेष 
प्रयोजन साधन (SPV ) का गठन संकल्प संख्या - 4552, दिनांक 16 अगस्त , 2016 द्वारा 
किया गया है । 

उक्त संकल्प की उप कंडिका -5.6. 3 में संकल्प संख्या -4485 , दिनांक 
4 दिसम्बर , 2015 के स्थान पर टंकण भूलवश संकल्प संख्या - 4485, दिनांक 
4 दिसम्बर , 2016 अंकित हो गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 12 फरवरी , 2018 
अतएव उपरोक्त उप कंडिका -5.6. 3 में वर्णित संकल्प संख्या-4485, दिनांक 
4 दिसम्बर , 2016 के स्थान पर संकल्प संख्या - 4485, दिनांक 4 दिसम्बर , 2015 
पढ़ा जाए । 
2. संकल्प संख्या- 4552, दिनांक 16 अगस्त , 2016 के अन्य प्रावधान यथावत 
रहेंगे । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 97 -- 50 


